रजिस्ट्रीसं डी-एल-33004/97 


रजिस्ट्री सं० डी०एल०- 33004/97 


REGD. NO . D . L - 33004/ 97 


भारतको राजपत्र 


सयपेयजयत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


T . 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( 1 ) 
PART II--- Section 3 -- Sub-section (i) 


2 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं० 117 ] 
No. 117 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 19 , 1997 / फाल्गुन 28 , 1918 
NEW DELHI,WEDNESDAY, MARCH 19, 1997/PHALGUNA 28 , 1918 


114 


TH 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 मार्च, 1997 


सा . का. नि . 160( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1) के साथ पठित धारा 
124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए 
विशाखपट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 11वो संशोधन विनियम , 1997 का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

अनुसूची 
महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखपट्टणम पोर्ट का न्यासी मंडल, विशाखपट्टणम 
पोर्ट कर्मचारी ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) विनियम, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 

1. ( i) इन विनियमों को विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 11वां संशोधन विनियम, 1997 कहा जाएगा । 

( ii ) भारत सरकार राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ये विनियम लागू होंगे । 

2. विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) विनियम, 1968 के ( अब से उक्त विनियम के रूप में निर्दिष्ट किया 
जाएगा ) । 

( i) विनियम 10 के , उप - विनियम 7 में " उसके द्वारा प्राप्त " शब्द के स्थान पर " पूछताछ प्रधिकारी द्वारा प्राप्त लिखा जाए । 
(ii) विनियम - 11 के , उप विनियम ( 1 ) के बाद निम्नलिखित उप - विनियम रखा जाए अर्थात् -.. 
( 1क ) " अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच पड़ताल किये जाने पर अनुशासनिक प्राधिकारी उस जांच पड़ताल रिपोर्ट की एक प्रति 

कर्मचारी को भेजेगा अथवा भेजने के लिए प्रेरित करेगा "। अथवा 
अनुशासनिक प्राधिकारी के पूछताछ, प्राधिकारी न होने की स्थिति में भी यह जांच पड़ताल रिपोर्ट की एक प्रति कर्मचारी को भेजगा। रिपोर्ट 
उस कर्मचारी के पक्ष में है या नहीं इस पर ध्यान दियेबिना उसे यदि वह चाहे तो अपना अभ्यावेदन 15 दिनों के अंदर अनुशासनिक प्राधिकारी 

को देना होगा । 
( 1 ख ) " कर्मचारी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर अनुशासनिक प्राधिकारी कार्यवाही शुरू करने से पहले उप - विनियम ( 2 ) से ( 4 ) तक में 

निर्दिष्ट तरीके के अनुसार उस पर विचार करेगा । " 
( iii ) विनियम ( 13 ) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् 
706 GI/ 97 

(1 ) 


TIE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(1)] 
आदेशों का संचार : 

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये जाने वाले आदेश चार्ज के प्रत्येक विषय पर की गई जाँच की प्रति के साथ कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। 
अनुशासनिक प्राधिकार/ पूछताछ प्राधिकारी नहीं होने की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जाँच की एक विवरणिका उसकी असम्मतता 
यदि हो तो - के संक्षिप्त कारणों सहित और यदि आयोग की कुछ सलाह हो तो उसकी प्रति के साथ दिया जाना चाहिए । अनुशासनिक 

प्राधिकारी द्वारा आयोग की सलाह स्वीकार नहीं करने की अवस्था में उस अस्वीकृति कारणों का संक्षिप्त विवरण भी भेजना होगा । 
(iv ) विनियम 18 के , खण्ड ( i) में " स्टैप - इन - ऐड " शब्दों के लिए स्टैप - इन - ऐड - आफ " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए । 
( v ) विनियम - 24 के, उप विनियम 23 के उपबंध ( ग ) (iii ) के लिए निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाए: अर्थात् अपील प्राधिकारी द्वारा 

प्रस्तावित बहाया गया दण्ड यदि विनियम - 8 के खण्ड ( v ) से ( ix ) सक निर्दिष्ट दण्ड में से एक है और इस मामले में यदि विनियम - 10 के 
तहस जांच पड़ताल, करने पर अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को दिये जाने वाले प्रस्तावित दण्ड के खिलाफ अभ्यावेदन देने का समुचित 
अवसर देने के पश्चात् जो समुचित समझे वैसा आदेश दे सकता है । 

[ फा . सं. पी आर - 12016/24/96 - पीई ( ) ] 

के . वी . राव , संयुक्त सचिव 
नोट : प्रधान विनियम को आंध्र प्रदेश राजपत्र भाग -I के अनुपूरक नियमों में दि . 29 - 8 -1968 में प्रकाशित किया गया तथा बाद में संशोधन किया गया 

देखें 
1. आंध्र प्रदेश राजपत्र के भाग - II के अनुपूरक नियम दि . 8 -5 - 1969 
2. यथोपरी - दि . 5 - 2 - 1970 
3. यथोपरी - दि . 4 - 3 - 1971 
4. आंध्र प्रदेश राजपत्र भाग - II के अनुपूरक नियम दि . 23 - 1 - 1975 
5 . आंध्र प्रदेश राजपत्र असाधारण भाग - II के अनुपूरक नियम, दि . 1- 2 - 1975 
6 . सा .वि . नि . सं . 1623, दि . 26 - 11 - 1977 
7. सा .वि . नि . सं. 654, दि. 21 - 4 - 1979 
8. सा.वि .नि . सं. 1261 ( अ ), दि . 5 - 12 - 1986 
9. सा .वि .नि . सं. 201 ( अ ), दि . 3 - 4 - 1991 
10. सा. वि .नि . सं . 650 ( अ ) , दि. 23 - 8 - 1994 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


(Ports Wing) 


NOTIFICATION 

New Delhi,the 19th March , 1997 
G .S . R . 160 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 124 , read with Sub -section (1 ) of Section 
132 of the Major Ports Act, 1963 ( 38 of 1963 ), the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port Employees 
(Classification ,Control & Appeal) 11th AmendmentRegulations, 1997made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam 
and set out in the Schedule annexed to this notification , 

2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the OfficialGazette . 


SCHEDULE 
In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of 
Visakhapatnam hereby makes the following Regulations further to amend the Visakhapatnam Port Employees (Classification , 
Control & Appeal), Regulations, 1968 viz. 

(1) (i) These Regulations may be called the Visakhapatnam Port Employees ( Classification , Control & Appeal) 11th 
Amendment Regulations, 1997 . 

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India . 

(2 ) In the Visakhapatnam Port Employees (Classification , Control & Appeal) Regulations, 1968 (hereinafter referred to as 
the said Regulations. 

(i) In Regulation 10, in Sub- Regulation 7, for the words " receipt by him " the words "receipt by the inquiring 

authority " shall be substituted. 
(11 ) In Regulation 1 1 , after Sub -regulation (1 ) the following Sub -Regulation shall be invited , namely " ( ta ) The disci 

plinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry , if any held by the 


[ HT1II - G453 ( i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
disciplinary authority or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of the 
inquiring authority to the employee who shall be required to submit, ifhe so desires his written representation or 
submission to the disciplinary authority within fifteen days, irrespective ofwhether the report is favourable or not 
to the employee." 
" ( lb ) The disciplinary authority shall consider the representation , if any , submitted by the employee before 

proceedings further in the manner specified in Sub -Regulation (2 ) to (4 )." 
(iii) For Regulation ( 13 ) the following Regulations shall be substituted , namely : 

" Communication of orders : orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the employee who 
shall also be supplied with a copy of its finding on each article ofcharge, or where the disciplinary authority is not 
the inquiring authority , a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its 
disagreement, if any , with the findings of the inquiring authority and also a copy of the advice , if any , given by the 
commission , and where the disciplinary authority has not accepted the advice of the commission , a brief statement 

of the reasons for such non -acceptance." 
( iv ) in Regulation -18, in Clause ( ii) for the words " Step - in - aid , or” the words " Step - in -aid of shall be substituted . 
(v) In Regulation - 24 , in Sub -Regulation (2 ) for the proviso (c)(iii ) the following proviso shall be substituted namely : 

" If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in 
Clause ( v ) to ( ix ) of Regulations- 8 and an enquiry under Regulations - 10 has been held in the case, the appellate 
authority shallmake such orders as it may deem fit after the appellanthas been given a reasonable opportunity of 
making a representation against the proposed penalty.” 


F .No. PR - 12016 /24 /96 /PEI 

K . V.RAO , Jt. Secy . 
NOTE : The Principal Regulations were published in Rules supplement to Part- II of Andhra Pradesh Gazette dt. 29 -8-68 and 

subsequently annended vide 
(1 ) Rules supplement to Part -II of A . P .Gazette dt. 8 -5 -69. 
(2 ) -do - dt. 5 -2-70 . 
(3 ) -do- dt. 4- 3 -71. 
(4 ) Rules supplement to Part- II of A .P .Gazette dt. 23 - 1- 75 . 
( 5 ) Rules supplement to Part- II Extraordinary of A . P . Gazette dt. 1 -2 - 75 . 
(6 ) GSR No. 1623 dt. 26 -11-77. 
(7) GSR No. 654 dt. 21-4 - 79 . 
(8 ) GSR No. 1261(E ) dt.5 -12-86 . 
(9) GSR No. 201(E ) dt. 3-4-91. 
( 10 ) GSR No. 650 ( E ) dt. 23 - 8 -94 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997 


